














>72॥ 77 8९ ॥।१३१८। 5 65|| 














हवाना की उस सुंदर भूमि पर जहाँ के संगीत की ताल और लय 
फ्लोरिडा के संतरों समान रसीली और मधुर होती है, एक लड़की रहती थी. 

वह एक लड़की जैसी दिखाई देती थी, वह लड़कियों की तरह बातें 
करता थी लेकिन जो कोई भी उससे मित्रता था वह यही कहता कि वह 
एक पक्षी के समान गाती थी. 













जब सिल्रिया क्रूज़ क्यूबा में बड़ी हो रही थी तब उसे कि आवाज़ 
उतनी मनमोहक न लगती थी जितनी की दूसरों को लगती थी. जब भी 
वह बात करती थी उसे अपनी आवाज़ एक साधारण लड़की की आवाज़ 
लगती थी. लेकिन जब वह कोई गीत गाती तो..... 

उसके पिता को मेघ गर्जन की आवाज़ सुनाई देती थी. 

उसके चचेरे और ममेरे भाई-बहनों को सागर की ध्वनि सुनाई देती थी. 

उसके पड़ोसियों को हम्मिंग बडे के गीत की आवाज़ सुनाई देती थी. 

सिलिया रानी बनने वाली थी लेकिन उसका जन्म एक राजपरिवार में 
न हुआ था. उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था. वह चार बहनें थीं 
लेकिन उसके कई चचेरे और ममेरे भाई बहन भी थे. कभी-कभी तो उनके 
दो कमरों वाले घर में तेरह-चौंदह बच्चे एक साथ रहते थे. लेकिन इतने 

बच्चों में भी वह सबसे अलग और विलक्षण थी. उसकी माँ अकसर बताया 

करता थी कि एक पर्यटक ने उसका गीत सुनकर सिल्रिया को जूतों का 
उसका पहला जोड़ा खरीद कर दिया था. 


हवाना की अन्य लड़कियों की तरह सिलिया को भी घर के काम- 
काज करने पड़ते थे. उसकी कछ सहेलियाँ किचन में झाड़ लगाती थीं 
कछ लड़कियाँ बर्तन साफ़ करती थीं. सिलिया का काम था अपने छोटे 
भाई-बहनों को रात के समय लोरियाँ सना कर सलाना 


रात के समय, उसकी आवाज़ खिड़कियों से निकल कर एक कामना 
या पहिये समान पत्थरीले रास्ते पर घूमती हुई दूर तक चली जाती थी 
पड़ोस के लोग उसके घर के मख्य दवार के बाहर इकटठे हो जाते थे 
उसके पिता से निवेदन करते कि घर का दवार वह खला छोड़ दें. लोग 
कहते, “उसकी वाणी बहुत मधुर है, चीनी के समान मीठी.” उसकी 
वाणी, लोग कहते, सिर्फ सुलाती ही नहीं थी, उन्हें सुंदर सपनों के 
संसार में ले जाती थी. 








संकोची होते हुए भी वह अन्य भाई-बहनों की तुलना में थोड़ी अपने संकोची स्वभाव के बावजूद, दुपहर में स्कूल से आने के बाद वह 
अधिक स्वावलंबी थी. उसे लगता की दरवाज़े के बाहर खड़े लोग सिर्फ अपने को गाने से रोक न पाती थी. गली में अपना सामान बेचने आये 
ताक झाँक करने आते थे. “प्लीज,” वह निवेदन करती. “अगर आप फेरीवालों की पुकारों को वह सुनती. समय बीतने के साथ, लोगों को उसकी 
यहाँ से जायेंगे नहीं तो यह छोटे बच्चे सो न पायेंगे.” गायकी में इन फेरीवालों की पुकारों की ताल और लय भी सुनाई देने लगी. 






नाक उप कि आल की उपर । 
के कार्यक्रमों में और स्थानीय क्लबों 
में गाने लगी. उसके संगीत में एफ्रो- 
क्यूबन गायकी के साथ ट्रॉपिकल् क्षेत्र 
:7:॥-5:॥72777 है: की? :-॥॥ हुई थी. 


5 
क्र /। 
पा # _ पका | 








# क ० कि 
“कर 
है 

की 





अपनी नन्‍हीं बेटी को गाते हए देखकर उसके पिता बहत प्रसन्‍न होते थे. उसका 
गायन लोगों के दिलों को प्रफलित करता तो उन्हें अच्छा लगता. लेकिन वह भविष्य 
के प्रति सजग भी थे. “पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरी प्यारी बेटी,” जब सिल्िया को 
गनगनाते हए और अनमने भाव से किताब के पन्‍ने पलटते हए देखते तो वह कहते. 
“तम बदधिमान हो. अपना गाना छोड़ कर पढ़ाई की ओर ध्यान दो. शिक्षित हो कर 
स्कूल की अध्यापिका बनो और अपने परिवार को गौरवान्वित करो.” 


लेकिन उसके शिक्षक कुछ अलग ही सोच रहे थे. “अपना भाग्य 
आज़माओ” उसके एक प्रोफेसर ने कहा. “अपनी गायकी से तुम एक 
दिन में उतना कमा सकती हो जितना मैं एक वर्ष में कमाती हू 





लेकिन अपने मन में एक स्वप्न पालना और उस स्वप्न को साकार 
करना इस संसार में इतना सरल नहीं होता. सिलिया एक अज्ञात लड़की थी 
और उसके ऐसे कोई परिचित भी न थे जो उसका मार्ग सुगम बना देते. 





हलक 


फिर भी वह हर अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करती रही. 
नेशनल थिएटर की योग्यता प्रतियोगिताओं में और रेडियो के शौकिया 
प्रोग्रामों में उसने भाग लिया. लेकिन शिक्षा के महत्व को लेकर अपने 
पिता की बात वह कभी न भूली. हाई स्कूल पास करने के बाद उसने 
क्यूबा की नेशनल म्यूजिक-कांसर्वेट्री में प्रवेश ले लिया और वहां उसने 
पियानो, ध्वनी और संगीत का अध्ययन किया. 


फिर १९५० में उसे एक सुनहरा अवसर मित्रा. उस समय का 
सबसे लोकप्रिय बैंड था “ला सोनोरा मैटेनसेरा' ग्रुप और वह लोग 
अपने बैंड की लीड सिंगर चुनने के लिए कलाकारों की गायकी की 
परीक्षा ले रहे थे. जब उन्होंने सिलिया का गाना सुना तो उसकी 
गायकी से प्रभावित होकर उन्होंने उसे लीड सिंगर बनाने का निर्णय 
लिया. 








आरम्भ में ला सोनोरा के प्रशंसक इस चयन पर नाराज़ हए. यह 
कौन अंजान लड़की थी जो उनके पसंदीदा बैंड को लीड कर रही थी? 
हवाना रेडियो स्टेशन पर शिकायत भरे फोन लगातार आने लगे. 


उधर सिलिया भी सोच रही थी कि कया यह उचित न होगा कि 
पिता की बात मान कर वह स्कूत्र में पढ़ाने का काम करे? क्‍या वह 
क्यूबा के सबसे लोकप्रिय बैंड का विनाश तो न कर देगी? 


खिड़की के पास खड़ी होकर उसने ऊपर आकाश में तारों को देखा. 
उसे लगा कि वह बैंड में सम्मिलित न हो पाएगी. फिर सिल्रिया ने 
अपने आप से पूछ, “मैं क्‍यों गाती हूँ? कया प्रसिद्धि और धन के लिए? 
क्या उन प्रशंसकों के लिए जो हैं ही नहीं?” 





“नहीं,” उसने अपने आप से कहा. “मैं अपने माता-पिता के लिए, अपने 
पूर्वजों के लिए और अपने संतों के लिए गाती हूँ 

मैं इसलिए गाती हूँ क्योंकि जब गाने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 
वह ननन्‍हा पक्षी हू जो सुबह उठ कर हर सुनने वाले को शुभ प्रभात कहता है. 

में अपने छोटे भाई-बहनों के लिए और नींद में जाते समय उनके चेहरों 
पर जो मधुर मुस्कान होती है उसके लिए गाती हू 








*,+,० 


. :॥]#ि] ४५ 








हालाँकि सिलिया अपने सपनों को त्यागने की बात गंभीरता से 
सोच रही थी, उसके बैंड के साथियों ने उसे काम छोड़ने न दिया. 
अपने नये अंदाज़ और शैली से उस बैंड ने क्यूबा के संगीत में 
एक क्रान्ति ला दी. 


जब वह १९६० में क्यबा से बाहर गई तब तक सिलिया, अपने 
साथियों की तरह ही, परे देश में बहत लोकप्रिय हो गई थी. उसके 
प्रशंसकों ने उसे एक प्यारा उपनाम भी दे दिया था. लोग उस बैंड 
को कैफ़े कॉन लेचे- दूध मिली कॉफ़ी- बुलाने लगे थे क्योंकि 
सित्रिया बहुत सांवली थी ओर उसके सब साथी श्वेत थे. 





यूनाइटेड स्टेट्स में उसे वहाँ की नागरिकता मिल गई और 
हॉलीवुड पैलेडियम में उसे स्थाई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. लेकिन 
राजनीतिक कारणों के चलते वह फिर कभी कक्‍यूबा वापस न आ 
पाई. अपने प्रिय हवाना की गलियों में वह फिर कभी चल न 
पाई. हवाना की गल्नियों में घूमते फेरीवालों की पुकार वह फिर 
कभी न सुन पाई. यह दुःख उसे सारा जीवन तड़पाता रहा. 


रे 





॥ आओ 









हर) 
० 
है 





०5 
०.” 
जला ; + 





लेकिन फिर भी उसने अपने दिल के दवार खले रखे. पराने संबंधों के 
स्थान पर उसने नये संबंध बनाए. और फिल्मों और सपनों की नगरी 
हॉलीवुड में सालसा की इस युवा राजकुमारी को अपना राजकुमार मिल्रा. 








उसका नाम था पेड़ो नाईट. पैलेडियम ऑर्केस्ट्रा का वह मख्य ट्रम्पेट वादक था 
उसने सिलिया को अपने संगीत से चकित कर दिया था लेकिन अपनी समझ से 
उसने सिलिया का मन जीत लिया था. उसने पेड़ो से कहा कि उसका दिल सदा तीन 
भागों में बंटा रहेगा और सिर्फ एक भाग उसका होगा. उसके दिल का एक भाग 
संगीत को समर्पित था और तीसरा भाग सदा के लिए कयूबा में रह गया था. सिल्रिया 
जान गयी थी कि पेड़ो सिर्फ उसका पति ही न था, वह तो एक देवदूत था जो क्‍्यूबा 
से इतनी दूर उसका सहयोगी और रक्षक था. 





हवाना की उस सुंदर भूमि पर जहाँ के संगीत की ताल और त्रय फ्लोरिडा 
के संतरों समान रसीली ओर मधुर होती है, एक लड़की रहती थी. वह एक 
लड़की जैसी दिखाई देती थी और लड़कियों की तरह बातें करता थी..... 





ही 


तर 
का 
डे का 


है 2 ड 3 | 


५-०८ की 








रे 





हक लेकिन जो कोई भी उससे से मिलता वह यही 
कहता कि वह एक पक्षी के समान गाती थी. 





वह नन्‍हीं लड़की बड़ी हुढ़ और एक राजकुमारी बन गई. राजकुमारी बड़ी 
37 औ। 7" 807 । हक ::: 78 :7॥5 8:7५: 805 कि 4।7 7६ 
प्यार करते थे वह उसे उसके नाम से न बुलाते थे. लेकिन उस शब्द से 
पुकारते थे जो उन्हें प्रसन्‍नता देता था. संगीत समारोहों में वह उसे एज़ुकार 
बुलाते थे. सित्रिया ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया. उसकी गायकी सदा 
मधुर, चीनी के सामान मधुर होती थी. 





